पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड-17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या-37 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


... 


453-460 


1500 


655-664 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


.. 


975 


... 


975 


975 


1425 


453 - क 


454 


2 . 


। 


उत्तराखण्ड गजट, 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

पशुपालन अनुभाग -1 

कार्यालय - ज्ञाप 

29 जुलाई , 2016 ई० 
संख्या 621 / XV - 1 / 16 / 2(5) / 10- कार्मिक अनुभाग -2 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 192 / xxx(2) / 16-30(14)16 , 
दिनांक 28 जुलाई, 2016 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, डा 0 शैलेन्द्र सिंह बिष्ट , अपर निदेशक, 
पशुपालन, वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700 , को निदेशक , पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, वेतनमान 
₹ 37,400-67,000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000, के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं । 
डा ० बिष्ट को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक के पद पर परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है । 

आज्ञा से , 
डा ० रणबीर सिंह , 

अपर मुख्य सचिव । 
पशुपालन अनुभाग -2 ( डेरी) 

कार्यालय - ज्ञाप 

16 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 320 / XV - 2 / 02(09) / 2005 ( डेरी ) तात्कालिक प्रभाव से श्री जयदीप अरोड़ा, उपनिदेशक , डेरी विकास 
विभाग, उत्तराखण्ड , वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 , को दिनांक 09.08.2016 को सम्पन्न विभागीय 
पदोन्नति चयन समिति की बैठक की संस्तुति के आधार पर, संयुक्त निदेशक के पद पर वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , 
ग्रेड पे ₹ 7,600 में पदोन्नत करते हुए, सम्पर्क कार्यालय / संयुक्त निदेशक, कार्यालय, जनपद देहरादून में एतद्वारा 
तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री जयदीप अरोड़ा को संयुक्त निदेशक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 
श्री अरोड़ा नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करायेंगे । 

आज्ञा से , 
डा ० रणबीर सिंह, 

अपर मुख्य सचिव । 
गृह अनुभाग -2 

अधिसूचना 

29 जुलाई , 2016 ई ० 
संख्या 1007 / XX - 2 / 16 / 03(04) 2014- श्री राज्यपाल महोदय, शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19 ) 
की धारा 2 के खण्ड (8) के उप - खण्ड (ग ) और ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची 
के स्तम्भ ( 2) में कोटेश्वर बाँध परियोजना, टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड के विनिर्दिष्ट 12 स्थानों को उक्त अधिनियम 
के अन्तर्गत निषिद्ध स्थान घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , अर्थात् 

अनुसूची 
परियोजना का नाम 

निषिद्ध स्थान 
( 1 ) 

( 2) 
कोटेश्वर बाँध परियोजना , 

1. प्रपोज्ड फील्ड हॉस्टल , 2. सब - स्टेशन , 3. फिसहैचरी, 4. प्रशासनिक भवन , 
जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 5. हैलीपैड , 6. फॉयर स्टेशन, 7. स्विचयार्ड, 8. पॉवर हाउस , 9. डैम एरिया , 
10. वी 0 आई0 पी 0 गेस्ट हाउस, 11. स्पिलवे, 12. एच ०एम० / ई ० एम ० स्टोर 

आज्ञा से , 
डा ० उमाकांत पंवार , 

प्रमुख सचिव। 


2 . 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर , 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 

455 
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of the Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication ofthe following English translation ofNotification No. 1007 /XX -2 /16 /03 (04 )2014 , dated 
July 29 , 2016 for general information : 


NOTIFICATION 


July 29, 2016 


No. 1007/XX -2 /16 /03(04 ) 2014 -- In exercise of the powers conferred by sub -section (c) and (d) of clause (8 ) 
of section 2 of The Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), the Governor is pleased to hereby declares 12 places of 
" Koteshwar Dam Project THDC India Limited Specified in column (2 ) of the Schedule given below to beprohibited 
places under this Act, namely : 


SCHEDULE 


Prohibited Places 


Name of the Project 

(1 ) 
" Koteshwar Dam Project , 
District Tehri Garhwal, Uttarakhand 


( 2 ) 
1. Proposed Field Hostel, 2. Sub- Station, 3. Fish Hatchery , 
4. Admn . block , 5. Helipad , 6. Fire Station , 7. Switchyard , 
8 . Power House, 9 . Dam Area , 10. V.I.P. Guest House , 
11. Spillway, 12. H.M./E.M . Stores 


By Order, 


Dr. UMAKANT PANWAR , 

Principal Secretary. 


चिकित्सा अनुभाग -3 

कार्यालय ज्ञाप 


02 अगस्त , 2016 ई ० 
संख्या 813 / XXVIII - 3-2016-18 / 2005– श्री ए0 एस0 रतूड़ी, चीफ फार्मासिस्ट , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , 
देहरादून , उत्तराखण्ड, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, को नियमित चयनोपरान्त प्रभारी अधिकारी 
( फार्मेसी). वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 पर पदोन्नति प्रदान करते हुए, बेस चिकित्सालय, श्रीनगर, 
गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पदस्थापित किया जाता है । 

2. प्रभारी अधिकारी के उक्त पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि विहित होने के दृष्टिगत श्री ए0 एस 0 रतूड़ी 
को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि , दिनांक 30.11.2017 तक परिवीक्षा की अवधि में रखा जायेगा । 


ओम प्रकाश , 


प्रमुख सचिव । 


वित्त अनुभाग-9 

अधिसूचना 

19 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 176 / 2016 / XXVII (9) / यू 0 ओ0-11 / स्टॉम्प - 2016 - चूँकि , राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है 
कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है ; 


456 


2 . 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
अतः, श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899 ) की 
धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड ( क ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897 ) की 
धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना संस्थापित हेतु निजी भूमि 
के क्रय विलेख - पत्र के निबन्धन में प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती हैं । 

उक्त छूट का लाभ केवल उन सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं को अनुमन्य होगा, जिनके पास उत्तराखण्ड 
नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) से निर्गत पुरस्कार - पत्र होगा । 

" उत्तराखण्ड की सौर ऊर्जा नीति, 2013* के प्रस्तर -9 ( क ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना 
स्थापित किये जाने हेतु अनुमन्य अधिकतम भू उपयोग की सीमा तक क्रय की जाने वाली भूमि पर प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क 
में छूट प्रदान की जायेगी । 

आज्ञा से , 
अमित सिंह नेगी, 


3 . 


सचिव । 


1 


सैनिक कल्याण अनुभाग 

अधिसूचना 

26 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 831 / XVII - 5 / 16-13(6) अर्द्ध सै0 / 2015 श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) 
तथा धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 801 / XVII - 5 / 15-13(6 ) अर्द्ध सै0 / 2015, 
दिनांक 01.08.2015 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे 
अनुसूची में लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के ग्राम बूंदी, तहसील धारचूला में 11 वीं वाहिनी सशस्त्र 
सीमा बल, डीडीहाट की सीमा चौकी लामारी के निर्माण के लिए आवश्यकता है । अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश 
देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें । 

चूँकि , श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है , इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 
की उपधारा ( 4) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय , अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई 
अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर, धारा 21 की उपधारा (1) में 
उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं : 

अनुसूची 
जिला परगना 

मौजा 

प्लॉट संख्या क्षेत्रफल ( है 0 ) 
District Pargana Mauza Plot No. 

Area ( Hect.) 


1 


2 


3 


4 


5 


दारमा 


3806 म 


0.0400 


पिथौरागढ़ 
Pithoragarh 


बूंदी 
Budhi 


Darma 


3807 म 


0.0400 


3815 


0.0130 


3817 


0.0240 


3818 


0.0110 


योग , . 


05 


0.1280 


टिप्पणी - भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है । 


457 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 

अधिसूचना 

26 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 832 / xVII - 5 / 16-13(7 )अर्द्ध सै 0 / 2015 - श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) 
तथा धारा 40 की उपधारा ( 4) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 512 / XVII - 5 / 15-13 (7) अर्द्ध सै 0 / 2015 , 
दिनांक 05.08.2015 एवं अधिसूचना संख्या 972 / XVIl- 5 / 15-13(7 )अर्द्ध सै 0 / 2015, दिनांक 19.09.2015 के क्रम में 
उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में लिखित भूमि की 
लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के ग्राम बूंदी, तहसील धारचूला में 11 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल , डीडीहाट की सीमा 
चौकी की स्थापना हेतु आवश्यकता है । अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने 
की कार्यवाही करें । 

चूँकि , श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 
की उपधारा (4 ) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई 
अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1) में 
उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं : 

अनुसूची 


जिला 


परगना 


मौजा 


प्लॉट संख्या 


क्षेत्रफल ( है । ) 
Area ( Hect.) 


District 


Pargana 


Mauza 


Plot No. 


2 


1 


3 


4 


5 


दारमा 


3539 


0.033 


पिथौरागढ़ 
Pithoragarh 


बूंदी 
Budhi 


Darma 


3540 


0.071 


3541 


0.046 


3542 


0.039 


3543 


0.066 


3545 


0.008 


3546 


0.021 


3547 


0.029 


3548 


0.026 


3549 


0.060 


3550 


0.006 


3551 


0.048 


3552 


0.063 


3553 


0.058 


3554 


0.060 


3555 


0.014 


योग .. 


16 


0.648 


टिप्पणी - भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है । 

आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन, 

सचिव । 


458 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
गृह अनुभाग -3 

अधिसूचना 

31 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 1645 / xx - 3-2016-13 (03 ) 2016- श्री राज्यपाल महोदय, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम , 1946 
( अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946 ) की धारा 6 के अनुसरण में जनपद देहरादून के थाना कोतवाली, देहरादून पर पंजीकृत 
मु 0 अ 0 सं0-317 / 2014 अन्तर्गत धारा 302 भा 0 द0 वि 0 के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या सम्बन्धित 
प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णितवाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत 
किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना 
के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं । 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से , 

विनोद शर्मा, 

सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of the Article 348 of " The Constitution of India ," the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 1645 / XX ( 3)-2016-13(03) 2016 Dehradun, dated August 31 , 2016 for general information : 


NOTIFICATION 


August 31, 2016 


No. 1645 /XX (3)-2016-13 (03) 2016 -- In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi SpecialPolice 
Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946 ), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord 
consent to the extension ofpower and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the 
whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 317/ 2014u /s3021PC registered at Police 
Station /Kotwali,Dehradun , Uttarakhand the above mentioned offence and any otheroffence or offences committed 
in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case . 

By Order and in the Name of the Governor of Uttarakhand 

VINOD SHARMA , 

Secretary, Home. 
सिंचाई अनुभाग -1 

विज्ञप्ति 

16 अगस्त , 2016 ई ० 
संख्या 1324 / 11-2016-01 (46) / 2002 - एतद्द्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि उत्तराखण्ड प्रदेश अभियन्ता 
सेवा (सिंचाई विभाग ) श्रेणी " क एवं ख के निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 
60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जायेंगे: 
क्र ० अधिकारी का नाम जन्मतिथि 

पदनाम 

सेवानिवृत्त 
सं ० सर्वश्री 

की तिथि 


1 


3 


4 


5 


1 . 


04.06.57 


30.06.17 


2 . 


27.06.57 


30.06.17 


राजेन्द्र चालिसगांवकर 
अजय वर्मा 
दिनेश चन्द्र सिंह 
देवेन्द्र कुमार पचौरी 


मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष 
मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) 
मुख्य अभियन्ता ( स्तर-2 ) 
मुख्य अभियन्ता ( स्तर -2) 


3 . 


01.07.57 


30.06.17 


4 . 


01.01.58 


31.12.17 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई० ( भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 


459 


1 


2 


3 


4 


5 


5 . 


अमरनाथ सिंह बिष्ट 


01.07.57 


30.06.17 


6 . 


प्रकाश चन्द्र मलकानी 


11.07.57 


31.07.17 


7 . 


गिरीश चन्द्र खोलिया 


12.02.57 


28.02.17 


8 . 


उमेद सिंह रौतेला 


09.05.57 


31.05.17 


9 . 


तारादत्त काण्डपाल 


17.10.57 


31.10.17 


10 . 


उपेन्द्र 


02.03.57 


अधीक्षण अभियन्ता (सिविल ) 
अधीक्षण अभियन्ता (सिविल ) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) 


31.03.17 


11. 


पुष्कर सिंह बिष्ट 


10.05.57 


31.05.17 


12. 


राजेन्द्र सिंह 


28.06.57 


30.06.17 


13. 


हरीश चन्द्र थपलियाल 


12.11.57 


30.11.17 


14. 


10.01.57 


31.01.17 


कुंवर सिंह रावत 
शिव राज सिंह बोरा 


15. 


24.01.57 


31.01.17 


16 . 


31.03.57 


कृष्ण कुमार शाह 


31.03.17 


17. 


भगवत सिंह बिष्ट 


24.04.57 


30.04.17 


18. 


नरेन्द्र सिंह देउपा 


05.05.57 


31.05.17 


19. 


श्याम सिंह चौहान 


21.02.57 


28.02.17 


20 . 


चन्द्र मोहन भट्ट 


20.05.57 


31.05.17 


21. 


मनोहर दत्त जोशी 


15.06.57 


30.06.17 


22. 


15.09.57 


अतुल कुमार मिश्रा 


30.09.17 


23 . 


महेन्द्र सिंह नगरकोटी 


02.10.57 


31.10.17 


24. 


दिनेश चन्द्र सिंह नेगी 


15.04.57 


सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
अधिशासी अभियन्ता ( यांत्रिक ) 
अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) 
सहायक अभियन्ता ( यांत्रिक) 


30.04.17 


25 . 


मनजीत सिंह नेगी 


12.04.57 


30.04.17 


26 . 


चन्दन सिंह अधिकारी 


05.06.57 


30.06.17 


27 . 


खिलानन्द नौटियाल 


24.04.57 


30.04.17 


28. 


25.08.57 


31.08.17 


बासुदेव जुयाल 
ललित मोहन पाण्डेय 


29 . 


17.05.57 


31.05.17 


30 . 


अनिल कुमार वर्मा 


16.07.57 


31.07.17 


31. 


हरीश चन्द्र ध्यानी 


18.10.57 


31.10.17 


32. 


महेन्द्र सिंह 


03.11.57 


30.11.17 


आनन्द बर्द्धन, 


सचिव । 


460 


क्र ० सं ० 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
नियोजन अनुभाग -2 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

15 जुलाई , 2016 ई ० 
संख्या 182 / XXVI / दो (3 ) / 2004 - अर्थ एवं संख्या विभाग में कार्यरत निम्नांकित अपर अर्थ एवं संख्याधिकारियों 
को लोक सेवा आयोग , उत्तराखण्ड की संस्तुति के आधार पर उनके नियमित चयनोपरान्त अर्थ एवं संख्याधिकारी के 
पद पर, वेतनमान ₹ 15,600-39,100. ग्रेड पे ₹ 5,400 पर अस्थाई रूप से प्रोन्नत कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख 
अंकित जनपद में नवीन तैनाती दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
अधिकारी का नाम, सर्वश्री / सुश्री 

नवीन तैनाती का स्थान 
गोपाल सिंह कालाकोटी 

अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय , अल्मोड़ा 
नन्दा बल्लभ बचखेती 

अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय , चम्पावत 

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून 
दीर्घपाल सिंह सजवाण 

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून 
ज्योति पंत जोशी 

उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी 

अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय, रूद्रप्रयाग 
ललित मोहन 

अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय , नैनीताल 
देवेन्द्र नाथ गोस्वामी 

अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय , बागेश्वर 
भीमसिंह निर्खपा 

अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय, पिथौरागढ़ 


1 . 


2 . 


3 . 


सतेन्द्र कुमार 


4 . 


5 . 


6 . 


राजेश कुमार 


7 . 


8 . 


9 . 


2 . 


3 . 


उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद / स्थान पर कार्यभार ग्रहण 
किया जाना सुनिश्चित करें । 
उक्त अधिकारियों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर नियमानुसार 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

आज्ञा से , 
डा 0 रंजीत कुमार सिन्हा , 

अपर सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर 0 ई 0) 37 हिन्दी गजट / 451 - भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 

6 " August, 2016 
No.232 /UHCXIV - a/8 /Admin.A /2009-- Sri Sundeep Kumar, Civil Judge (Sr. Div .), Haldwani, DistrictNainital 
is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 22.07.2016 to 02.08.2016 . 

16 August, 2016 
No. 234 /UHC /XIV /95 /Admin.A /2003 -- Ms. Kusum ,Additional Judge , Family Court, Dehradun is hereby 
sanctioned medicalleave for 09 days w.e.f. 25.07.2016 to 02.08.2016 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 


Sd/ 


Registrar (Inspection ). 
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(विधि – अनुभाग) 

17 अगस्त, 2016 ई ० 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य० / प्रव० ). वाणिज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रूद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग 

पत्रांक / 3142 / आयु० कर उत्तरा० / वाणि 0 क 0 / विधि अनुभाग / पत्रा0 / 16-17 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन वित्त 
अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 659/630/2016/19 (120 ) / XXVII (8) / 2012, दिनांक 17 अगस्त, 2016 का 
सन्दर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए 
भी कर निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित वार्षिक विवरणी दिनांक 31.08.2016 एवं ब्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती 
करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित 30 जून को समाप्त होने वाले प्रथम त्रैमास 
की सावधिक विवरण 25 अगस्त, 2016 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी है । 


655 - ख 


ALL.IN 


656 


उत्तराखण्ड गजट, 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने 
अधीनस्थ समस्त कर -निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

17 अगस्त, 2016 ई ० 
सं 0 659/2016/19(120) / XXVII(8) / 2012- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा 
करना समीचीन है; 
अतएव , अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम सं 0 27 , 

वर्ष 2005 ) 
की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35 , सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 ( अधिनियम सं 0 1, वर्ष 1904 ) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , सहर्ष आदेश देते हैं कि 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम , 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारण वर्ष 2014-15 से 
संबंधित वार्षिक विवरणी दिनांक 31.08.2016 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा की जा सकेगी, किन्तु कर / समाधान राशि 
अथवा टी ० डी ० एस ० का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा । 

In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of the Article 348 of the Constitution of India, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 659/2016/19 (120)/ XXVII ( 8)/ 2012, dated August 17 , 2016 for generalinformation : 

NOTIFICATION 


August 17, 2016 
No. 659/2016/19 (120 )/XXVII(8 )/ 2012 --WHEREAS, the State Governmentis satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 


Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 23 of the Uttarakhand 
Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005 ), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 
1904 (U.P.Act No. 1 of 1904) ( as applicable to the State of Uttarakhand ), notwithstanding contained in Rule 11 of 
the Uttarakhand Value Added Tax Rule , 2005 , the Governor is pleased to declare that the annual return related to 
the assessment year 2014-15 may be filed upto 31.08.2016 without any late fee, provided that the paymentoftax / 
composition money or TDS shall be madewithin the time as prescribed in rule 11 . 

अधिसूचना 

17 अगस्त, 2016 ई ० 
सं0 630/2016/19(120) / XXVII(8) / 2012- चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा 
करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम सं 0 27, वर्ष 2005 ) 
की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35 , सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम सं 0 1, वर्ष 1904 ) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , सहर्ष आदेश देते हैं कि 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम , 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिए दायी ब्यौहारी अथवा स्रोत 
पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित 30 जून को समाप्त होने 
वाले प्रथम त्रैमास की सावधिक विवरणी, 25 अगस्त, 2016 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है , किन्तु 
कर / समाधान राशि अथवा टी 0 डी 0 एस 0 का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी , 

सचिव । 


657 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 10 सितम्बर, 2016 ई० ( भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 
In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of the Article 348 of the Constitution of India, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No.630/ 2016/ 19(120)/ XXVII ( 8)/ 2012, dated August 17 , 2016 for generalinformation: 


NOTIFICATION 


August 17, 2016 
No.630/2016/19 ( 120 )/XXVII (8 )/2012 --WHEREAS ,the State Government is satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 


Now , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1) ofsection 23 and section 35 of the 
Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005 ) , read with section 21, of the Uttar Pradesh General 
Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State ofUttarakhand ), notwithstanding anything 
contained in Rule 11 ofthe Uttarakhand VAT Rule, 2005 ,the Governor is pleased to declare that the first periodical 
return for the quarter ending June , 30 related to the assessment year 2015-16 ,may be filed by a dealer liable to tax 
or a person responsible for deduction tax at source upto August 25 , 2016 without any late fee , provided that the 
payment of tax/composition money or TDS shall bemade within the time as prescribed in rule 11. 

By Order, 
AMIT SINGH NEGI, 

Secretary. 


विपिन चन्द्र , 


एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, उत्तराखण्ड । 


कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) 

विज्ञप्ति 

22 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 1226 / C / ख - क्रय अनुभाग / ग 0 आ 0 / 2016-17 - उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन ) 
अधिनियम, 1953 की धारा 12 (2 ) के अन्तर्गत चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किये जाने का 
प्राविधान है । उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 
621 / सी / ख - क्रय अनुभाग / ग 0 आ 0 / 2016-17, दिनांक 06 जून , 2016 के क्रम में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों क्रमश: 
सितारगंज , बाजपुर व नादेही तथा सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों क्रमशः किच्छा व डोईवाला एवं निजी क्षेत्र की चीनी 
मिलें क्रमशः लिब्बरहेड़ी, इकबालपुर व लक्सर द्वारा पेराई सत्र 2016-17 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव 
उपलब्ध करा दिये गये । संदर्भित विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड गन्ना ( पूर्ति एवं खरीद विनियमन ) 
अधिनियम, 1953 की धारा 12(2) के अन्तर्गत राज्य में स्थित चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का अनुमान निर्धारित 
किये जाने हेतु आदेश संख्या 915 / सी / ख -क्रय अनुभाग / ग0 आ 0 / 2016-17, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा 
श्री राम बदल वर्मा, प्रभारी संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया 
है । उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत की गई आख्या में चीनी मिल की पंजीकृत पेराई क्षमता 
एवं चीनी मिल के न्यूनतम कार्य दिवस 140 को आधार मानते हुए गन्ना आवश्यकता का निर्धारण किये जाने की संस्तुति 
की है । 

पेराई सत्र 2015-16 में राज्य में कुल गन्ना उत्पादन 57.38 लाख टन के सापेक्ष राज्य की चीनी मिलों द्वारा 
28.37 लाख टन गन्ना पेराई की गई, इस प्रकार औसत ड्रॉल लगभग 50 प्रतिशत रहा है । प्रायः यह भी अनुभव किया 
जाता रहा है कि जिस पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है , 
फलस्वरूप आगामी पेराई सत्र में कृषकों की गन्ने की खेती के प्रति रूचि कम हो जाती है तथा गन्ने का व्यावर्तन भी 
होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव चीनी मिलों को आगामी सत्र में होने वाली गन्ना पेराई पर पड़ता है, जिस कारण चीनी 
मिलों को चीनी मिल की आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पाती है । पेराई सत्र 2015-16 में राज्य की 


658 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई ० ( भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने के सापेक्ष देय गन्ना मूल्य अंकन ₹ 79056.62 लाख के सापेक्ष अध्यावधिक अंकन . 
₹ 58530.47 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है तथा अंकन ₹ 20526.15 लाख गन्ना मूल्य वर्तमान में भी अवशेष 
है । राज्य की चीनी मिलों की पेराई क्षमता, विगत पेराई सत्र 2015-16 में गन्ना पेराई .निर्धारित गन्ना आवश्यकता तथा 
वर्तमान में गन्ना मूल्य देय , भुगतान एवं अवशेष की स्थिति का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है: 
क्र ० सं ० नाम , पेराई क्षमता गन्ना 

गन्ना पेराई गन्ना मूल्य गन्ना मूल्य 

गन्ना मूल्य 
चीनी मिल (TCD ) 

( लाख कु 0 ) 

देय भुगतान अवशेष 
( 2015-16 ) ( 2015-16 ) (लाख २ ) ( लाख २) ( लाख र ) 


आवश्यकता 


1 


3 


2 


4 


5 


7 


6 


8 


1 . 


सितारगंज 


2500 


35.00 


18.20 


4981.69 


1560.75 


3420.94 


2 . 


4000 


56.00 


32.24 


9077.26 


4972.04 


4105.22 


2000 


3 . 


28.00 


23.57 


6656.16 


5201.88 


1454.28 


4000 


4 . 


56.00 


31.30 


8667.68 


7141.77 


1525.91 


5 . 


2500 


35.00 


24.32 


6738.29 


4993.84 


1744.45 


बाजपुर 
नादेही 
किच्छा 
डोईवाला 
लिब्बरहेड़ी 
इकबालपुर 
लक्सर 
महायोग 


6250 


6 . 


87.50 


39.24 


11019.43 


8633.82 


2385.61 


5500 


7 . 


77.00 


37.85 


10427.87 


7432.76 


2995.11 


10000 


8 . 


140.00 


76.99 


21488.24 


19223.42 


2264.82 


36750 


514.50 


283.71 


79056.62 


59160.28 


19896.34 


यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या 1367 / XIV - 2 / 2012, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा 
मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि 0, लिब्बरहेड़ी की पेराई क्षमता 6250 टी 0 सी 0 डी 0, शासन के पत्र संख्या 1485 / XIV - 2 / 2012, 
दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 द्वारा मैसर्स लक्ष्मी शुगर मिल्स कं 0 लि 0, इकबालपुर की पेराई क्षमता 5500 टी 0 सी 0 डी 0 एवं 
शासन के पत्र संख्या 1371 / XIV - 2 / 2012, दिनांक 31 अक्टूबर , 2012 द्वारा मैसर्स आर० बी ० एन ० एस ० शुगर मिल्स लि 0 , 
लक्सर की पेराई क्षमता 10000 टी 0 सी 0 डी 0 मानी गई है । 

उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों एवं तद्विषयक गठित समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 11 अगस्त, 2016 में अवगत कराया 
गया है कि विगत तीन पेराई सत्रों में से पेराई सत्र 2014-15 में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल डोईवाला शुगर कम्पनी लि 0, 
डोईवाला द्वारा सर्वाधिक 140 दिवस पेराई कार्य किया है तथा समिति द्वारा चीनी मिल की पंजीकृत पेराई क्षमता एवं 
140 दिवस का न्यूनतम पेराई सत्र मानते हुए पेराई सत्र 2016-17 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारित किये जाने की 
संस्तुति की गई है । 

अतः, सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड गन्ना ( पूर्ति एवं खरीद विनियमन ) अधिनियम , 1953 की धारा 12(2) के 
अन्तर्गत मैं , डॉ 0 आनन्द श्रीवास्तव, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चीनी मिलों की पेराई सत्र 
2016-17 हेतु गन्ने की आवश्यकता का अनुमान निम्न विवरणानुसार निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड के सरकारी गजट 
में प्रकाशित करने की आज्ञा देता हूँ: 
पेराई सत्र 2016-17 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता 
चीनी मिल 

पंजीकृत 
सं ० 

पेराई क्षमता 
( टी 0 सी 0 डी 0) (लाख कु ० ) 


क्र ० 


नाम , 


जनपद 


गन्ना 
आवश्यकता 


2 


1 


3 


4 


5 


1 . 


2500 


35.00 


4000 


56.00 


2 . 


दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि 0, सितारगंज 
दि बाजपुर को - ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि 0, बाजपुर 
दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि 0 , नादेही 
किच्छा शुगर कम्पनी लि 0, किच्छा 
डोईवाला शुगर कम्पनी लि 0, डोईवाला 


3 . 


ऊधमसिंह नगर 
ऊधमसिंह नगर 
ऊधमसिंह नगर 
ऊधमसिंह नगर 
देहरादून 


2000 


28.00 


4000 


56.00 


4 . 


2500 


35.00 


5 . 


659 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई ० ( भाद्रपद 19 , 1938 शक सम्वत्) 


2 


1 


3 


4 


5 


6 . 


6250 


87.50 


7 . 


उत्तम शुगर मिल्स लि 0, लिब्बरहेड़ी 
लक्ष्मी शुगर मिल्स कं 0 लि 0 , इकबालपुर 
आर० बी ०एन ०एस० शुगर मिल्स लि 0, लक्सर 


हरिद्वार 
हरिद्वार 
हरिद्वार 


5500 


77.00 


8 . 


10000 


140.00 


उपरोक्त निर्धारित गन्ना आवश्यकता से अधिक पेराई किये जाने की स्थिति में तद्नुसार संज्ञान लिया जायेगा । 


डॉ ० आनन्द श्रीवास्तव, 
गन्ना एवं चीनी आयुक्त , 

उत्तराखण्ड । 


कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), ऋषिकेश 

आदेश 

05 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 958 / प्रशा0 / ला 0 / 2016 - विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति 
के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेंसधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । 
लाइसेंसधारकों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया , संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों 
के विरूद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा 0 अनीता चमोला,. सहायक संभागीय 
परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित लाइसेंसों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ: 


क्र ० 
सं ० 


लाइसेन्सधारक का 

नाम व पता 


कृत कार्यवाही 


संस्तुतिकर्ता 
अधिकारी 


लाइसेन्स संख्या / श्रेणी 


अभियोग 


निलम्बित 


1 


2 


3 


4 

5 

6 
वरिष्ठ पुलिस 

शराब के सेवन कर 03.08.2016 
अधीक्षक, टिहरी. वाहन का संचालन से 
गढ़वाल 

02.11.2016 

तक निलम्बित 
सहायक संभागीय 

नियमों का पालन 04.08.2016 
परिवहन अधिकारी, न करना 

से 
उत्तरकाशी 

03.09.2016 
तक निलम्बित 


2 . 


1. श्री भगत राम जोशी यूके -1420060079017 , 
पुत्र श्री मुर्ति राम जोशी, 

मोटर साइकिल, 
निवासी ब्लॉक रोड, हल्का मोटर वाहन 
चम्बा , टिहरी गढ़वाल ( गैर परिवहन ) 
श्री रूप लाल पुत्र 

यूके -1419980055520. 
श्री पुरन लाल . 

हल्का मोटर वाहन 
निवासी कुम्हार बाड़ा, 

( गैर परिवहन), 
नरेन्द्र नगर, 

हल्का मोटर वाहन 
टिहरी गढ़वाल 

(व्यावसायिक), 

परिवहन यान 
3. श्री विपिन कुमार पुत्र यूके -1420050008633. 

श्री कमल सिंह, निवासी हल्का मोटर वाहन 
ग्राम पट्टी कपालस्यू, ( गैर परिवहन). 
पो 0 पोखरी, 

परिवहन यान 
पौड़ी गढ़वाल 
4. श्री दिनेश चन्द पुत्र यूके -1419950070490, 

श्री श्रीधर प्रसाद सेमवाल, हल्का मोटर वाहन 
निवासी ग्राम चिलाकोट , ( गैर परिवहन ). 
सिमली, कर्णप्रयाग हल्का मोटर वाहन 

(व्यावसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, पौड़ी 


शराब के सेवन कर 02.08.2016 
वाहन का संचालन से 

01.11.2016 
तक निलम्बित 


पुलिस अधीक्षक, 
रूद्रप्रयाग 


शराब के सेवन कर 02.08.2016 
वाहन का संचालन से 

01.11.2016 
तक निलम्बित 


660 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


5 


4 


6 


2 


1 


3 


सहायक संभागीय शराब के सेवन कर 02.08.2016 
परिवहन अधिकारी, वाहन का संचालन से 
नई टिहरी 

01.11.2016 
तक निलम्बित 


सहायक संभागीय शराब के सेवन कर 02.08.2016 
परिवहन अधिकारी, वाहन का संचालन से 
नई टिहरी 

01.11.2016 
तक निलम्बित 


सहायक संभागीय 

शराब के सेवन कर 02.08.2016 
परिवहन अधिकारी, वाहन का संचालन से 
नई टिहरी 

01.11.2016 
तकं निलम्बित 


5. श्री सतनाम सिंह पुत्र यूके -1420060032428, 

श्री गुलाब सिंह , हल्का मोटर वाहन 
निवासी बनाली, ( गैर परिवहन ). 
टिहरी गढ़वाल 

हल्का मोटर वाहन 

( व्यावसायिक ) 
6. श्री शिरोमणी बडोनी पुत्र यूके -1419920040463 , 
श्री कृष्ण दत्त , निवासी 

मोटर साइकिल, 
ग्राम कण्डोला पट्टी हल्का मोटर वाहन 
बिष्ट डुण्डा, उत्तरकाशी ( गैर परिवहन ), 

हल्का मोटर वाहन 

(व्यावसायिक ) 
7. श्री अमित प्रसाद पुत्र डीएल -120130167928 , 
श्री जगदीश प्रसाद, 

मोटर साइकिल , 
निवासी 13, पालम नैचोली, हल्का मोटर वाहन 
टिहरी गढ़वाल 

( गैर परिवहन ). 
हल्का मोटर वाहन 

(व्यावसायिक ) 
8. श्री संजय प्रसाद पुत्र यूए -0720040156953, 
श्री जे ० पी ० काण्डपाल , 

मोटर साइकिल, 
निवासी आकाश गंगा हल्का मोटर वाहन 
बिल्डर्स एण्ड कन्सट्रस, ( गैर परिवहन), 
11, एसबीएस कॉम्पलेक्स, हल्का मोटर वाहन 
हरिद्वार रोड, ऋषिकेश , (व्यावसायिक) 
देहरादून 

परिवहन यान 
9. श्री जीत लाल पुत्र यूके -14199100026161 , 
श्री जोरसू लाल , 

हल्का मोटर वाहन 
निवासी हिमालय सर्विस ( गैर परिवहन), 
स्टेशन, मुनि की रेती, हल्का मोटर वाहन 
ऋषिकेश 

( व्यावसायिक ) 
10. श्री मनोज राणा पुत्र 

यूके -1420150079016 , 

मोटर साइकिल, हल्का 
निवासी राजीव ग्राम , 

मोटर वाहन 
ढालवाला, मुनि की रेती, ( गैर परिवहन ) 
टिहरी गढ़वाल 
श्री संजय कुमार पुत्र 

यूके -1419910056928, 
श्री अमरी लाल , 

हल्का मोटर वाहन 
निवासी मार्फत 

( गैर परिवहन ). 
जी ०एम० ओ ० यू ० लि . हल्का मोटर वाहन 
ऋषिकेश 

( व्यावसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 

शराब के सेवन कर 02.08.2016 
अधीक्षक, नैनीताल वाहन का संचालन से 

01.11.2016 
तक निलम्बित 


सहायक संभागीय शराब के सेवन कर 02.08.2016 
परिवहन अधिकारी, वाहन का संचालन से 
ऋषिकेश 

01.11.2016 
तक निलम्बित 


पुलिस अधीक्षक , 


टिहरी गढ़वाल 


हुक्कम सिंह, 


शराब के सेवन कर 02.08.2016 
वाहन का संचालन से 

01.11.2016 
तक निलम्बित 


11. 


सहायक संभागीय शराब के सेवन कर 02.08.2016 
परिवहन अधिकारी, वाहन का संचालन से 
कर्णप्रयाग 

01.11.2016 
तक निलम्बित 


डा 0 अनीता चमोला, 

लाइसेंसिंग प्राधिकारी / 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


661 


भाग 11 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

16 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 2007 / लाइसेन्स / निलम्बन / 2016 - श्री विश्वजीत दास पुत्र श्री सुरेन्द्र दास, निवासी विजय नगर , 
बसन्तीपुर, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेन्स संख्या UK0619990045384 के विरुद्ध निलम्बन / निरस्तीकरण 
किये जाने हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन , हल्द्वानी द्वारा लाइसेन्स निलम्बन / निरस्त करने हेतु इस 
कार्यालय को प्रेषित किया है । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक मैमों / लाइसेंस / धारा -21 / 2016 , 
दिनांक 25.07.2016 के द्वारा लाइसेन्सधारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया । दिनांक 
16.08.2016 को लाइसेंसधारक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में क्षमा याचना के साथ अपना स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत करते हुए भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया । सहायक सम्भागीय परिवहन 
अधिकारी , प्रवर्तन , हल्द्वानी द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के 
तहत चालक दोषी है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए, लाइसेन्स संख्या 
UK0619990045384 (Transport ), जो दिनांक 10.09.2017 तक बैध है , को दिनांक 16.08.2016 से 01 माह हेतु 
निलम्बित करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी 

प्रशासन, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) । 
कार्यालय आदेश 

16 अगस्त , 2016 ई ० 
पत्रांक 2009 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP03-4515 / 2016- वाहन संख्या UP03-4515, मॉडल 2000 , चेसिस 
संख्या 18EC00362555 तथा इंजन नं 0 E483A08355472, कार्यालय में श्री अयाजुद्दीन पुत्र श्री अलाउद्दीन, निवासी 
सिरौली कलां, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 11.08.2016 को आवेदन - पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण 
मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स मुक्त 
है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP03-4515 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस 
संख्या 18EC00362555 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 
कार्यालय आदेश 

16 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 2044 / लाइसेन्स / निलम्बन / 2016 - श्री बाबू अहमद पुत्र श्री खलील अहमद, निवासी वार्ड नं0-7 . 
छोटी मस्जिद , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेन्स संख्या UK0620010050585 के विरुद्ध निलम्बन / निरस्तीकरण 
किये जाने हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, रामपुर द्वारा लाइसेन्स निलम्बन / निरस्त करने हेतु इस 
कार्यालय को प्रेषित किया है । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक मैमों / लाइसेंस / धारा -21 / 2016, 
दिनांक 02.08.2016 के द्वारा लाइसेन्सधारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया । दिनांक 
16.08.2016 को लाइसेंसधारक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में क्षमा याचना के साथ अपना स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत करते हुए भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया । सहायक सम्भागीय परिवहन 
अधिकारी, प्रवर्तन , रामपुर द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के 
तहत चालक दोषी है । 


662 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई० (भाद्रपद 19 , 1938 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए लाइसेन्स संख्या 
UK0620010050585 (Transport ), जो दिनांक 10.11.2017 तक बैध है , को दिनांक 16.08.2016 से 01 माह हेतु 
निलम्बित करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


17 अगस्त , 2016 ई ० 
पत्रांक 2021 / लाइसेन्स / निलम्बन / 2016 - श्री जफर खान पुत्र श्री अहमद खान, निवासी नई बस्ती, खेडा 
रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेन्स संख्या UK0620050042505 के विरुद्ध निलम्बन / निरस्तीकरण किये जाने 
हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन , रामपुर द्वारा लाइसेन्स निलम्बन / निरस्त करने हेतु इस कार्यालय 
को प्रेषित किया है । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक मैमों / लाइसेंस / धारा -21 / 2016 , दिनांक 02.08.2016 
के द्वारा लाइसेन्सधारक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया । दिनांक 17.08.2016 को 
लाइसेंसधारक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में क्षमा याचना के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते 
हुए भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया । सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
प्रवर्तन, रामपुर द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम धारा 19 के तहत चालक दोषी है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए लाइसेन्स संख्या 
UK0620050042505 (Transport), जो दिनांक 07.09.2017 तक बैध है, को दिनांक 17.08.2016 से 03 माह हेतु 
निलम्बित करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी 

प्रशासन , रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर ) । 
कार्यालय आदेश 

29 अगस्त , 2016 ई ० 
पत्रांक 2062 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UA06E --0732 / 2016-वाहन संख्या UAO6E--0732 , मॉडल 2005, चेसिस 
संख्या SX447x095 तथा इंजन नं 0 ASF87511 , कार्यालय में श्री मुस्ताक अहमद पुत्र श्री मुमताज अहमद, निवासी ग्राम 
भमरौला , पो 0 बगवाड़ा, तह0 किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 08.02.2016 
को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना 
होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / परमिट 
जारी नहीं हुआ आदि की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UAOGE-- 0732 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या SX447X095 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


663 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून 

आदेश 

12/16 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 3845 / लाइसेन्स / 2016 - सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रवर्तन), ऋषिकेश द्वारा अपने पत्र संख्या 
1601 / प्रवर्तन / 2015, दिनांक 04.11.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.10.2015 , श्री राहुल कौशिक पुत्र 
श्री पवन किशोर , 06, हाथीबड़कला गाँव, देहरादून द्वारा वाहन संख्या यूके -07 बीएम -0788 कार का नशे ( शराब) का सेवन 
कर संचालन किया जा रहा था । एल्कोमीटर परीक्षण में एल्कोहल की मात्रा 66 एमजी / 100 एमएल आयी है । उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक के लाइसेंस के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी । 
चालक / लाइसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । 
चालक / लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 16.02.2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अपना अपराध स्वीकार किया 
गया । उक्त अनियमितता के कारण लाइसेंसधारक की चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूके -0720150020857 , जो कि इस कार्यालय 
द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान ( गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है, को निरस्त किया गया है । 

लाइसेंसधारक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी / अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष 
अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई करते हुए अपने पत्र संख्या 1516 / विधि / अपील -22 / 2016, 
दिनांक 21 अप्रैल, 2016 के द्वारा उक्त प्रकरण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 
19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप आदेश पारित न किये जाने के कारण लाइसेंसिंग प्राधिकारी 
के आदेश दिनांक 16.02.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पुन: मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत 
सुसंगत आदेश निर्गत करने के निर्देश दिये गये हैं । 

लाइसेंसधारक द्वारा कार्यालय में अपील आदेश के साथ प्रार्थना - पत्र दिया गया है कि उनकी चालन अनुज्ञप्ति 
दिनांक 28.10.2015 को चालान में जब्त कर ली गयी थी तथा दिनांक 28.10.2015 से उनके पास चालन अनुज्ञप्ति न 
होने के कारण वह वाहन का संचालन नहीं कर पा रहे हैं । लाइसेंसधारक द्वारा चालन अनुज्ञप्ति को बहाल कर मुक्त 
करने का अनुरोध किया गया । 

अतः उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 21.04.2016 के अनुपालन में लाइसेंसधारक 
को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी , सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी ( प्रशासन ), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 (ए) सपठित धारा 23 (1 ) 
में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए लाइसेंसधारक श्री राहुल कौशिक पुत्र 
श्री पवन किशोर, 06, हाथीबड़कला, देहरादून , को उनकी चालन अनुज्ञप्ति के कार्यालय में जमा होने की तिथि दिनांक 
25.10.2015 से 11.08.2016 तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने 
के लिए अनर्ह मानते हुए भविष्य के लिए चेतावनी निर्गत की जाती है । लाइसेंस बहाल कर मुक्त किया जाता है । 
आज दिनांक 12.08.2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया । 

संदीप सैनी, 
लाइसेंसिंग प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग , 

देहरादून । 


[भाग 1 - क 


664 


उत्तराखण्ड गजट , 10 सितम्बर, 2016 ई ० (भाद्रपद 19, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 

विज्ञप्ति 


23 अगस्त, 2016 ई ० 
पत्रांक 834 / चार -3 / 2016 / टी 0 सी 0 यू0 - उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन 
विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत् उप निबन्धकों हेतु दिनाँक 11 व 12 जुलाई, 2016 को विभागीय परीक्षा का आयोजन 
किया गया । 

विभागीय परीक्षा ( उप निबन्धक), 2016 में सम्मिलित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख 
उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: 

उत्तीर्ण किये गये 
अनुक्रमांक अधिकारी का नाम 

तैनाती जनपद 


प्रश्न - पत्र 


क 


ख 


ग 


क 


ख 


ग 


क 


ख 


ग 


Dy.Reg - 2016-02 | श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी, उप निबन्धक | लक्सर, हरिद्वार 
Dy.Reg - 2016-03 | डा ० रमेश चन्द्र पंत , उप निबन्धक |सितारगंज, ऊधमसिंह नगर 
Dy.Reg - 2016-05 | श्री आदर्श कुमार वर्मा, उप निबन्धक विकासनगर, देहरादून 
Dy.Reg - 2016-06 | श्री शिव प्रसाद पाण्डे , उप निबन्धक | रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 
Dy.Reg - 2016-07 | श्री भरत सिंह रावत, उप निबन्धक | कर्णप्रयाग, चमोली 


क 


ग 


क 


ख 


ग 


विषय संकेतः 


क 


ख 


भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट एवं रजिस्ट्रेशन मैनुअल , 
स्टॉम्प ऐक्ट एवं स्टॉम्प मैनुअल , 
प्रैक्टिकल इग्जामिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स । 


ग 


अवनेन्द्र सिंह नयाल, 

निदेशक । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0) 37 हिन्दी गजट / 451 - भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


